रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


1 


+ 


1 


. 


. 


2 


+ 


R 


5 


. 


EF : 


1 


11 


E 





- - 


14 


सभामबजगाले 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 14 , 2014 / फाल्गुन 23 , 1935 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 14 , 2014 /PHALGUNA 23, 1935 


सं . 134] 
No. 134] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014 
सा . का . नि . 187 ( अ). — केन्द्रीय सरकार , मोटर यान अधिनियम , 1988 (1988 का 59 ) की धारा 27, धारा 41, धारा 50 , 
धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम , 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रस्तावित 
निम्नलिखित प्रारूप नियम को , उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप- धारा (1 ) की अपेक्षा अनुसार उन व्यक्तियों की जानकारी के 
लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है , और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से , 
जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , तीस दिन की अवधि की समाप्ति 
के पश्चात् विचार किया जाएगा ; 

2. उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा; 

____ 3. आक्षेप या सुझाव , यदि कोई हो , संयुक्त सचिव (परिवहन ), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , परिवहन भवन , नई 
दिल्ली को अग्रेत किए जा सकेंगे । 

प्रारूप नियम 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 है । 

(2 ) इन नियमों में यथाअन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केंद्रीय मोटर यान ( संशोधन ) नियम , 2014 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के अवसान से ही , नियम 115ख में ,-- 
__ (i) मद ङ के स्थान पर , निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-- 

“ ङ. सी . एन . जी . यान/किट संगभूत , जिसके अंतर्गत उनका लगाया जाना भी है , उपाबंध 9 में दी गई सुरक्षा 

जांच के अनुरूप होंगे । । 

__ ( ii ) उपाबंध 9 के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-- 
1151 GI/ 2014 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


“ उपाबंध 9 


[नियम 115ख की मद ङ का संदर्भ लें ] 
आंतरिक दहन यंत्र युक्त यानों में सी . एन . जी . ईंधन के उपयोग के लिए सुरक्षा जांच (ए. आई. एस. 028 के अनुसार ) तथा भारतीय 

गैस सिलेंडर नियम , 2004 
क्रम सं . सी . एन . जी . किट प्रमाणित / सत्यापित करने वाला प्राधिकारी 

ए. आई. एस . 028/ अन्य नियम , मानक , 
संगभूत 

आदि के खंड 
सिलेंडर* 

विदेशी मेक के विषय में प्रमाणित/ पृष्ठांकित करने के लिए पी .ई . एस . ओ ., गैस सिलेंडर नियम , 2004 

नागपुर 
यान पर सिलेंडर ए. आई. एस. 028 के अनुसार सत्यापित करने के लिए परीक्षण अभिकरण ए. आई. एस . 028 के खंड 2.3, खंड 2.5 
का फिटमेंट 

और खंड 2. 6 
सिलेंडर वाल्व * विदेशी मेक के विषय में प्रमाणित/ पृष्ठांकित करने के लिए पी.ई.एस. ओ., आई. एस . : 3224 या गैस सिलेंडर नियम , 

नागपुर 
रेग्यूलेटर * 

परीक्षण अभिकरण द्वारा आई. एस . : 15713-2006 या आई. एस . ओ. : आई. एस . : 15713-2006 या 
15500 के अनुसार संगभूतों का परीक्षण 

आई .एस. ओ. : 15500 
विकल्प के तौर पर, परीक्षण अभिकरणों को विनिर्माता/प्रमाणित परीक्षण 
प्रयोगशाला द्वारा जारी उपरोक्त मानक के अनुरूप परीक्षण प्रमाणपत्र/रिपोर्ट 
को सत्यापित करना होगा । 


1 . 1 


2004 


गैस वायु मिक्सर 


या 


आई. एस .: 15714-2006 
आई. एस . ओ. : 15500 


परीक्षण अभिकरण द्वारा आई. एस . : 15714-2006 या आई. एस . ओ. : 
15500 के अनुसार संगभूतों का परीक्षण 
विकल्प के तौर पर , परीक्षण अभिकरणों को विनिर्माता/ प्रमाणित परीक्षण 
प्रयोगशाला द्वारा जारी उपरोक्त मानक के अनुरूप परीक्षण प्रमाणपत्र/रिपोर्ट 
को सत्यापित करना होगा । 
परीक्षण अभिकरण द्वारा आई. एस. : 15717 -2006 के अनुसार संगभूतों का 
परीक्षण 
विकल्प के तौर पर , परीक्षण अभिकरणों को विनिर्माता/ प्रमाणित परीक्षण 
प्रयोगशाला द्वारा जारी उपरोक्त मानक के अनुरूप परीक्षण प्रमाणपत्र/रिपोर्ट 
को सत्यापित करना होगा । 


पेट्रोल सोलनोएड 
वाल्व 


आई. एस . : 15717-2006 


5 . 1 


गैस 
वाल्व 


सोलनोएड 


या 


आई. एस.: 15712-2006 
आई .एस . ओ . : 15500 


परीक्षण अभिकरण द्वारा आई. एस . : 15712 -2006 या आई. एस . ओ . : 
15500 के अनुसार संगभूतों का परीक्षण 
विकल्प के तौर पर, परीक्षण अभिकरणों को विनिर्माता/ प्रमाणित परीक्षण 
प्रयोगशाला द्वारा जारी उपरोक्त मानक के अनुरूप परीक्षण प्रमाणपत्र /रिपोर्ट 
को सत्यापित करना होगा । 


फिलिंग कनेक्शन यानों पर संस्थापन की जांच ए . आई. एस . 028 के अनुसार परीक्षण | ए. आई . एस . 028 के खंड 2.2. 2 , 
( एन . जेड. और | अभिकरण द्वारा 

खंड 2.2.3, खंड 2.2. 4, खंड 2. 2. 5 और 
एन . जी . वी .-1 

खंड 2. 2. 6 
टाइप ) 


संवातन 


सत्यापित करने के लिए परीक्षण अभिकरण 


ए. आई . एस . 028 का खंड 2 . 4. 2 


नाली का परीक्षण 


परीक्षण अभिकरण द्वारा आई. एस . : 15715- 2008 के अनुसार संगभूतों का | आई. एस . : 15715- 2008 
परीक्षण / प्रमाणपत्र या परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन । 


सी . एन . जी . 


ईंधन 


लाइन 


100 
के . पी . ए. * से 
अधिक का उच्च 
दाब 


9 . 1 . 1 


2. 15 एम. पी . ए . से 
अधिक 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - कठोर पाइप 


परीक्षण अभिकरण द्वारा आई. एस . : 15716- 2006 के अनुसार संगभूतों का | आई. एस . : 15716- 2006 
परीक्षण /प्रमाणपत्र या परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन । 


-- नम्य होज 


परीक्षण अभिकरण द्वारा आई .एस. : 15718-2006 के अनुसार संगभूतों का | आई . एस . : 15718- 2006 
परीक्षण/ प्रमाणपत्र या परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन । 


9 . 1 . 2 


आई. एस. : 15722-2006 


100 के. पी . ए. से परीक्षण अभिकरण द्वारा आई. एस . : 15722-2006 के अनुसार संगभूतों का 
अधिक और 2. 15 | परीक्षण/ प्रमाणपत्र या परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन । 
एम. पी . ए . से कम 


9 . 2 


100 के . पी . ए. * परीक्षण अभिकरण द्वारा आई. एस . : 15722 -2006 के अनुसार संगभूतों का | आई. एस . : 15722- 2006 
से अनधिक का परीक्षण/ प्रमाणपत्र या परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन । 
निम्न दाब 


अ 


| परीक्षण अभिकरण द्वारा परीक्षण 


का 


खंड 


3. 1. 4. 1 , 


ज्वांटस 
कनेक्शन 


ए . आई. एस . 028 
खंड 3. 2.1 ( ख ) 


10. 


संगभूत / उपसंगभूत 


परीक्षण अभिकरण द्वारा आई. एस. : 15720 -2008 के अनुसार संगभूतों का 
परीक्षण प्रमाणपत्र या परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन । 


आई. एस. : 15720- 2008 


ए. आई . एस . 028 के सुसंगत खंड 


सी . एन . जी . पद्धति | परीक्षण अभिकरण द्वारा ए. आई . एस . 028 के अनुसार सुरक्षा जांच का पालन 
का संस्थापन किए 
जाने के लिए 
सुरक्षा जांच 


* उदभव के देश के प्रत्यायित जांच अभिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र या अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रत्यायित जांच लैबोरेट्री द्वारा जारी 
रिपोर्ट भी स्वीकार की जा सकेगी । 
टिप्पण 1-- अनुपालन के लिए, समय- समय पर यथा-संशोधित , केवल उपर्युक्त मानक ही निर्दिष्ट किए जाएंगे । "। 


[ फा . सं . आर. टी .- 11036 / 77 / 2013- एम. वी. एल. ] 

नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम सा . का.नि . सं. 590 ( अ), तारीख 2 जून , 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा . का .नि . सं. 99 ( अ), 

तारीख 19 फरवरी, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे । 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th March , 2014 
G .S . R . 187( E ). — The following draft of rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 
1989 , which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 27 , 
41 , 50 , 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) is hereby published as required by sub -section ( 1) of 
Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the 
date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the 
Public. 
2 Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules 
within the expiry of the period above specified will be considered by the Central Government. 
3 The Objections or Suggestions , if any , may be sent to the Joint Secretary ( Transport), Ministry of Road 
Transport and Highways, Transport Bhawan , New Delhi. 

DRAFT RULES 
1 . ( 1 ) These rules may be called the CentralMotor Vehicles (Amendment) Rules, 2014 . 
(2 ) Save as otherwise provided in these rules , they shall come into force on the date of their publication 

in the Official Gazette . 
On and after the expiry of one year from the date of commencement of the Central Motor Vehicle 
( Amendment ) Rule, 2013 , in rule 115B, 
(i) for item E , following item shall be substituted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(1)] 


Sr. 
No. 


“ E . CNG vehicles/kit components, including their installation , shall conform to the safety checks 
given in Annexure IX .” 
( ii ) for Annexure IX , the following Annexure shall be substituted , namely : 

“ ANNEXURE IX 

[Refer item E of rule 115B ] 
Safety Checks For Use Of Cng Fuels In Internal Combustion Engined 

Vehicles (As Per Ais 028 ) And Indian Gas Cylinder Rules, 2004 
| CNG Kit component Certifying / verifying Authority 

Clause of AIS 028 / Other Rules , 

Standards, etc . 
Cylinder * 

PESO , Nagpur to certify / endorse in case Gas Cylinder Rules, 2004 

of foreign make 
Fitment of cylinder on Test agency to verify as per AIS 028 Clause Nos . 2 .3 , 2 .5 and 2 .6 of AIS 
vehicle 

028 
Cylinder valves * 

PESO , Nagpur to certify / endorse in case IS : 3224 or Gas Cylinder Rules 2004 

of foreign make 
| Regulator * 

Testing of the component as per IS : 15713- 2006 or 
IS : 15713 - 2006 or ISO - 15500 by test ISO - 15500 
agency . 
Alternatively , test agency to verify the test 
certificate / report conforming to the above 
standard issued by accredited testing 

laboratory 
Gas - Air mixer 

Testing of the component as per IS : 15714 - 2006 or ISO - 15500 
IS : 15714 -2006 or ISO - 15500 by test 
agency . 
Alternatively , test agency to verify the test 
certificate /report conforming to the above 
standard issued by accredited testing 

laboratory 
Petrol Solenoid valve Testing of the component as per IS : 15717 - IS : 15717 - 2006 

2006 by test agency. 
Alternatively, test agency to verify the test 
certificate /report conforming to the above 
standard issued by accredited testing 

laboratory . 
Gas solenoid valve Testing of the component as per IS : 15712 IS : 15712 - 2006 or ISO - 15500 

2006 or ISO - 15500 by test agency . 
Alternatively , test agency to verify the test 
certificate /report conforming to the above 
standard issued by accredited testing 

laboratory . 
Filling Connection Installation on vehicle to be checked by Clauses 2 .2 .2 , 2 . 2 .3 , 2 . 2 .4 , 2 . 2 .5 and 
(NZS & NGV - 1 type) test agency as per AIS 028 

2 . 2 .6 of AIS 028 
Ventilation Test agency to verify . 

Clause 2 .4 .2 of AIS 028 
Testing of Conduit Testing of the component /verification of IS : 15715 -2008 

certificate or test report as per IS : 15715 

2008 by test agency . 
| CNG fuel line 


5 .1 


9 .1 


9 . 1. 1 


High pressure – 
exceeding 100 kPa * 
Exceeding 2 .15 MPa 
- Rigid pipe 


IS : 15716 - 2006 


Testing of the component / verification of 
certificate or test report as per IS : 
15716 -2006 by test agency . 
Testing of the component / verification of 
certificate or test report as per IS : 
15718 -2006 by test agency. 


- 


Flexible hose 


IS : 15718 -2006 


[ 911 II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


IS : 


9 . 2 


9 . 1 .2 Exceeding 100 kPa and Testing of the Component/ verification of IS : 15722 -2006 
less than 2 . 15 MPa certificate or test report as per 

15722 - 2006 by test agency. 
Low pressure - Not Testing of the component / verification of IS : 15722 - 2006 
exceeding 100 kPa* certificate or test report as per IS : 

15722 - 2006 by test agency. 
9 . 3 Joints and connections Testing by test agency . 

Clauses 3. 1.4 .1 , 3. 2 . 1 (b ) of AIS 028 
Compartment / 

Testing of the Component / verification of IS : 15720 -2008 
Sub -compartment certificate or test report as per IS : 15720 

2008 by test agency . 
Safety check for Safety checks to be carried out by test Relevant clauses of AIS 028 
installation of CNG | agency as per AIS 028. 

system 
* Certificate issued by accredited testing agency of the country of origin or a report issued by internationally 
accredited test laboratory may also be accepted . 


10 . 


Note 1 : Only the standards, as amended from time to time, as mentioned above, shall be referred for 
compliance” . 

[F . No . RT- 11036 / 77 /2013-MVL ] 

NIRAJ VERMA, Jt . Secy . 
Note : - The principal rules were published vide number G . S .R . 590 ( E ), dated the 2nd June, 1989 and last 

amended vide number G . S .R . 99 ( E ), dated the 19th February , 2014 . 


Printed by theManager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


